रजिस्ट्री सं० डी०एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D . L.- 33004/99 


on 


PRORE 


म 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii) 
PART II — Section 3 – Sub - section (ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , मंगलवार , सितम्बर 17 , 2019 / भाद्र 26 , 1941 
NEW DELHI, TUESDAY , SEPTEMBER 17 , 2019 /BHADRA 26 , 1941 


सं . 


3027 ] 


No. 3027] 


NEW DER 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 2019 
का . आ . 3312( अ). — केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम , 1956 (1956 का 48 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन 
और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का . आ . 1270 ( अ), तारीख 08 मार्च, 2019, जो भारत के राजपत्र, असाधारण , 
भाग II , खण्ड 3, उप - खण्ड (ii)में प्रकाशित की गई थी , द्वारा पश्चिम बंगाल राज्य के मुर्शिदाबाद जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 
संख्या 34 के 191.416 कि . मी. से 295 .000 कि . मी (बहरमपुर-फाराक्का सेक्शन ) तक के भू-खण्ड का बाइपासों सहित निर्मान 
( चौड़ा करने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण , प्रबंध और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में 
विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ; 


और , उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उप - धारा ( 3 ) के अधीन तारीख 02 जून, 2019 को 
" वर्तमान " और " दि टेलिग्राफ " दोनों में प्रकाशित किया गया था ; 


और सक्षम प्राधिकारी को किसी व्यक्ति से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए हैं ; 


और , सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप - धारा (1) के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार को अपनी 
रिपोर्ट दे दी है ; 


4792 GI/ 2019 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (ii)] 


अत :, अब , केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ 
की उप -धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त 
प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए । 


और, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम के धारा 3घ की उप-धारा ( 2 ) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि 
इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर , उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रुप से 
केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी । 


अनुसुची 
पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के 191. 416 कि . मी . से 295.000 कि . मी (बहरमपुर-फाराका सेक्शन ) 

तक के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण । 


राज्य का नाम : पश्चिम बंगाल जिले का नाम : मुर्शिदाबाद 
क्रमिक सर्वेक्षण संख्या | भूमि का प्रकार भूमि की प्रकृति भूमि का 
संख्या 

क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 


भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम 


तालुक का नाम : रघुनाथगंज -- 
गांव का नाम : "घोरशाला ( जे. एल . नं 98)" 


RS 
1511 / 1718 


निजी 


गैर कृषि 


0 .0081 


आलम सेख, पिता - अलताब बिस्वास , गांव 
- घोरसाला 
( आर एस 1511/ 1718 ) 


| RS 1627 


निजी 


कृषि 


0 . 0081 


| सुकुमार दास, पिता - भरत दास , गांव - 
घोरसाला और दूसरे 
( आर एस 1627 ) 


तालुक का नाम: बहरमपुर / बहरमपुर टाउन 


गांव का नाम : " आँधारमानिक ( जे . एल . नं 21) " 


1 


RS 120 


निजी 


0.0142 


एजवा बिबि, पति - आलताब सेख, गांव - 
अंधारमानिक 
( आर एस 120 ) 


2 


RS 124 


निजी 


0. 1376 


एकराम सेख, पति - मातु सेख , गांव - 
अंधारमानिक और दूसरे 
( आर एस 124) 
आब्दुल बसीर सेख, पिता - रूफत सेख , 
गांव – अंधारमानिक और दूसरे 
( आर एस 85 ) 


IRS 85 


निजी 


गैर कृषि 


गैर कृषि 


०.० 


0 .0121 


[ भाग II - खण्ड 3(ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


गांव का नाम: " बैरगाछी (जे. एल . नं 82)" 


RS 2793 


निजी 


गैर कृषि 


0 .0648 


अंजलि चाटर्जी, पति - राधामाधब चाटर्जी, 
गांव - ३ नंबर बैरगाछी कलोनी 
( आर एस 2793 ) 


गांव का नाम: "बसुदेवखाली (जे. एल. नं 22 )" 


LO 


| RS 139 


निजी 


कृषि 


0 .0182 


आब्दुल गनी , पिता - वाजेद सेख , गांव - 
अंधारमानिक और दूसरे 
( आर एस 139 ) 


| RS 3514 


निजी 


गैर कृषि 
गैर कृषि 


0.0121 


7 


| RS 738 


निजी 


कृषि 


0 . 1093 


सहदेब मंडल , पिता - अनादि मंडल , गांव - 
बासुदेबखाली और दूसरे 
|( आर एस 3514 ) 
गोबर्धन मंडल , पिता - शशाधर मंडल , गांव 
- बासुदेबखाली और दूसरे 
( आर एस 738 ) 
सदानंद मंडल , पिता - आनन्द मंडल , गांव 
- बासुदेबखाली और दूसरे 
( आर एस 891 ) 


8 


|| RS 891 


निजी 


गैर कृषि 


0.003 


गांव का नाम : "बेलियाखारी (जे. एल . नं 88 )" 


| LR 534 


निजी 


कृषि 


0 . 0162 


| 10 ||LR 548 


निजी 


कृषि 


0 .0061 


चिन्ता घोष, पति – जनार्दन घोष, गांव - 
कृष्णमती और दूसरे 
(एल आर 534 ) 
भीमचन्द्र घोष , पिता - बलराम घोष , गांव 
| - कृष्णमती और दूसरे 
|( एल आर 548) 
हरेकृष्ण घोष , पिता - भगीरथ, गांव - 
बलरामपुर और दूसरे 
(एल आर 79 ) 


11 | LR 79 


निजी 


कषि 


0 . 2873 


| गांव का नाम : "गोपजान ( जे. एल. नं 18)" 


12 


RS 30 


निजी 


कृषि 


| 0 .0202 


एसिमान बिबि, पति - कलीमुद्दीन सेख , 
गांव – बागमारा 
( आर एस 30 ) 
मनिरुद्दीन सेख , पिता - बाली सेख , गांव - 
बहेरा , और दूसरे ( आर एस 31 ) 


13 Rs31 


निजी 


कृषि 


०.0081 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii ) ] 


14 


RS 32 


निजी 


कृषि 


0 . 002 


15 _ Rs 34 


निजीकृषि 
निजी 


मंडल एंटरप्राइज के पक्ष में पार्थ सारथी 
मंडल , पिता - अशोक राम मंडल , गांव - 
|९, स्टेशन रोड बेरहामपुर और दूसरे 
( आर एस 32) 
जनमोहम्मद सेख, पिता - साजेद सेख, गांव 
- बहरा और दूसरे 
( आर एस 34) 
आब्दुल बारी सेख, पिता - हकीमत सेख , 
गांव – गोपजान और दूसरे 
( आर एस 463 ) 


कृषि 


0.0081 


0 . 0081 


16 | RS 463 


निजी 


कृषि 


0 .0445 


गांव का नाम: " हरि दास माटी ( जे. एल . नं 87)" 


17 Rs 728 


निजी 


कृ षि 


0.0101 


शंकर मंडल , पिता - अर्जुन मंडल , गांव - 
कालाबेरिया और दूसरे 
( आर एस 728 ) 
द्रोपदी मंडल , पति - नेमाई मंडल , गांव - 
कालाबेरिया 
( आर एस 736/1379 ) 


18 


RS 736/1379 निजी 


कृषि 


0 .0101 


तालुक का नाम: जंगीपुर / सागरदिघी 
गांव का नाम: “ गनेशबाटी चक (जे. एल. नं 76 )" 


||LR 33 


निजी 


कृ षि 


0. 002 


बिस्वरंजन राय, पिता - पशुपति राय, गांव 
- आशूरिया , नलहाटी, बीरभूम और दूसरे 
(एल आर 33 ) 


तालुक का नाम: जंगीपुर / सुति 
गांव का नाम: " आहिरन ( जे. एल . नं 102 ) " 


| RS 3662 


निजी 


गैर कृषि 


0 . 0688 


अनेन्द्रनाथ घोष , पिता - धीरेन्द्रनाथ घोष , 
गांव - रघुनाथगंज और दूसरे 
( आर एस 3662 ) 


|| 2 


|| RS 491 


निजी 


कषि 


| 0 .0556 


रामरुप घोष , पिता - रघुनाथ , गांव - 
अहिरन और दूसरे 
( आर एस 491 ) 


गांव का नाम: " सादिकपुर (जे. एल . नं 92)" 


S _ Rs 6sal2938|निजी 


| RS 658 / 2938 निजी 


कृ षि 


कृषि 


| 0.0263 


60263 


राखाल चंद्र दास , पिता - रामलाल दास 
|( आर एस 658/2938 ) 


[ भाग II - खण्ड 3(ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


तालुक का नाम : जंगीपुर / सुति -|| 
गांव का नाम: " बामुहा ( जे. एल. नं 46)" 


|LR 469 


निजी 


कृषि 


0 . 004 


बादल नादाप , पिता - हुमायुन नादाप , 
गांव – धुनेपारा और दूसरे 
( एल आर 469) 


गांव का नाम: दफाहाट ( जे . एल . नं 56 ) 


2 


| RS 104 


निजी 


|| गैर कृषि 


0. 0061 


सत्यनारायण साहा, पिता - शिब चंद्र 
साहा, गांव – इचलीपारा और दूसरे 
( आर एस 104 ) 


तालुक का नाम : लालबाग / नबग्राम 


गांव का नाम: "महदीपुर (जे. एल . नं 115 )" 


| LR 282 


निजी 


गैर कृषि 


0 .0081 


फकीर मोहम्मद, पिता - माजेद सेख , और 
दूसरे 
( एल आर 282 ) 


गांव का नाम : "पलसंडा ( जे. एल . नं 46) " 


12 


| RS 791/1574 निजी 


गैर कृषि 


0.0101 


दिलीप कुमार बानिक, पिता - जगदीश चंद्र 
बानिक , गांव – पलसंडा 
( आर एस 791/ 1574 ) 


कुल 


कुल 


0. 9812 


[ फा . सं . :- NHAI Tech./ LA/ NH-34p/ PIU - Krishnagar/ 2008/3A/3D] 

राजेश गुप्ता , उप सचिव 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 16th September, 2019 
S . O . 3312 ( E ). — Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and 
Highways number S . O . 1270 (E ) dated 8th March , 2019 , published in Gazette of India , Extraordinary , Part II , Section 3 , 
Sub- Section ( ii ) and issued under subsection (1 ) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956 ) 
( hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the 
Schedule annexed to the said notification for building (wideing / four- laning, etc .), including the By - pass, maintenance, 
management and operation of National Highway No. 34 in the stretch of land from Km 191.416 to Km 295 .000 
[ Berhampore - Farakka section] inthe District of Murshidabad in the State of West Bengal . 


And whereas the substance of the said notification has been published in the “ Bartaman ” and “ The Telegraph ” 
all dated 02 .06 .2019 ; under sub -section (3 ) of section 3A of the said Act; 


And whereas no objection has been received from any person by the Competent Authority ; 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

[PART II — SEC. 3(ii )] 
And whereas, in pursuance of sub -section ( 1) of section 3D of the said Act , the Competent Authority has 
submitted it s report to the Central Government; 


Now , therefore , upon receipt of the said report of the Competent Authority and in exercise of the powers 
conferred by sub -section ( 1) of section 3D of the said Act , the Central Government hereby declares that the land 
specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose ; 


And further, in pursuance of sub - section (2 ) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby 
declares that on publication of this notification in the official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest 
absolutely in the CentralGovernment, free from all encumbrances. 


SCHEDULE 


Brief description of the land to be acquired , with or without structure , falling within the stretch of land from Km . 
191.416 to Km . 295 . 000 [Berhampore - Farakka section ) of the National Highway No . 34 in the State of 

West Bengal. 


State : WEST BENGAL 


District: MURSHIDABAD 


Type of Land 


Survey 
Number 


Nature of 

Land 


Area in 
Hectare 


No . 


Name of the Land Owner / Interested 

Person 
Part Survey No: 


2 


6 


Taluk : Raghunathganj- I 
Viilage : Ghorsala ( J .L . No. 98 ) 


RS 1511 /1718 


Private 


Non - Agri 


0. 0081 


Alam Sekh , Slo - Altab Biswas, Vill - 
Ghorsala 
RS 1511/ 1718 
Sukumar Das, S /o - Bharat Das, Vill - 
Ghorsala and others 
RS 1627 


RS 1627 


Private 


Agri 


0 .0081 


Taluk : Berhampore / Berhampore Town 
Viilage : Andharmanik ( J. L . No. 21) 


RS 120 


Private 


Agri 


0 .0142 


Ejba Bibi, W /o - Altaf Sekh , Vill - 
Andharmanik 
RS 120 


RS 124 


Private 


Agri 


0 . 1376 


Ekram Sekh, S /o - Matu Sekh , Vill - 
Andharmanik and others 
RS 124 


RS 85 


Private 


Non -Agri 


| 0 .0121 


Abdul Basir Sekh , S /o - Rufat Sekh , Vill 
- Andharmanik & other 
RS 85 


Viilage : Bairgachhi (J. L . No. 82) 


RS 2793 


Private 


Non -Agri 


0 .0648 


Anjali Chatterjee, W /o - Radhamadhab 
Chatterjee, Vill - 3 no . Bairgachhi Colony 
RS 2793 


Viilage : Basudebkhali ( J. L . No. 22 ) 


RS 139 


Private 


Agri 


0 .0182 


Abdul Gani, S / o - Wajed Sekh , Vill - 
Andharmanik and others 
RS 139 


RS 3514 


Private 


Non -Agri 


0 .0121 


Sahadeb Mondal, S /o - Anadi Mondal, 
Vill - Basudeblhali & others 
RS 3514 


RS 738 


Private 


Agri 


0.1093 


||Gobardhan Mondal, S /o - Sashadhar 


[ TT II - 005 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Mondal, Vill - Basudebkhali & other 
RS 738 


8 


RS 891 


Private 


Non -Agri 


0 .003 


Sadananda Mondal, S / o - Ananda 
Mondal , Vill - Basudebkhali & others 
RS 891 


Viilage : Beliakhari (J . L . No. 88 ) 


LR 534 


Private 


Agri 


0.0162 


10 


LR 548 


Private 


Agri 


0 .0061 


Chinta Ghosh , W /o - Janardan ghosh , Vill 
- Krishnamati and others 
LR 534 
Bhimchandra Ghosh , S /o - Balaram 
Ghosh , Vill - Krishnamati and others 
LR 548 
Harekrishna Ghosh , S /o - Bhagirath , Vill 
- Balarampur & others 
LR 79 


JLR 79 


Private 


Agri 


0 .2873 


|| Viilage : Gopjan ( J . L . No . 18 ) 


RS 30 


Private 


Agri 


0 .0202 


13 


RS 31 


Private 


Agri 


0 . 0081 


Esiman Bibi, W /o - Kalimuddin Sekh , 
Vill - Bagmara 
RS 30 
Maniruddin Sekh , S /o - Bali Sekh , vill - 
Bahera & others 
RS 31 
Mondal Enterprise in favour of Partha 
SarathiMondal, S /o - Ashok Ram 
Mondal, Vill - 9 , Station Road 
Baharampur & others 
RS 32 


14 


RS 32 


Private 


Agri 


0 .002 


15 


RS 34 


Private 


Agri 


0 . 0081 


Janmohammad Sekh, S /o - Sajed Sekh , 
Vill - Bahara & others 
RS 34 


| RS 463 


Private 


Agri 


0 .0445 


Abdul Bari Sekh , Slo - Hakimat Sekh , 
Vill - Gopjan & others 
RS 463 


Viilage : Hari Das Mati (J .L . No. 87) 


RS 728 


Private 


Agri 


0 .0101 


Sankar Mondal, S /o - Arjun Mondal, Vill 
- Kalaberia & other 
RS 728 
DraupadiMondal, W / - Nemai mondal, 
Vill - Kalaberia 
RS 736 /1379 


RS 736 /1379 


| Private 


Agri 


0 .0101 


Taluk : Jangipur / Sagardighi 


Viilage : Ganesbati Chak ( J.L . No. 76 ) 


LR 33 


Private 


Agri 


0 . 002 


Biswaranjan Roy , S / o - Pashupati Roy , 
Vill - Ashuria , Nalhati , Birbhum and 
Others 
LR 33 


Taluk : Jangipur / Suti - I 
Viilage : Ahiran ( J. L . No. 102) 


RS 3662 


Private 


Non-Agri 


10. 0688 


Amarendranath Ghosh , S /o 
Dhirendranath Ghosh , Vill - 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii )] 


Raghunathganj and others 
RS 3662 


RS 491 


Private 


Agri 


Agri 


0.0556 


0 .0556 


Ramrup Ghosh , S /o - Raghunath , Vill - 
Ahiran and others 
RS 491 


Viilage : Sadikpur ( J .L . No. 92 ) 


RS 658 /2938 


Private 


Agri 


0.0263 


Rakhal Chandra Das, S /o - Ramlal Das 
RS 658/ 2938 


Taluk : Jangipur / Suti - II 
Viilage : Bamuha (J. L . No. 46 ) 


LR 469 


Private 


Agri 


0 . 004 


Badal Nadap , S /o - Humayun Nadap , Vill 
- Dhunepara & others 
LR 469 


Viilage : Dafahat ( J. L . No. 56 ) 


RS 104 


Private 


Non -Agri 


0 .0061 


Satyanarayan Saha, S /o - Shib Chandra 
Saha , Vill - Ichlipara & others 
RS 104 


Taluk : Lalbag / Nabagram 


Viilage : Mahadipur ( J. L . No. 115 ) 


LR 282 


Private 


Non -Agri 


0 .0081 


Fakir Mohammad , S /o - Majed Sekh & 
others 
LR 282 


Viilage : Palsanda ( J. L . No. 46 ) 


||RS 791 /1574 


Private 


Non - Agri 


0.0101 


Dilip Kumar Banik , S /o - Jagadish ch . 
Banik , Vill - Palsanda 
RS 791/ 1574 


TOTAL 


0 . 9812 


[ F. No. :- NHAI Tech./ LA/NH- 34p/ PHU- Krishnagar/2008/3A /3D] 

RAJESH GUPTA , Dy . Secy. 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi-110064 
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 . 

ALOK KUMAR Digitally signedbyALOK KUMAR 


Date : 2019.09.18 13: 11:24 + 05 30 


